UERO . 221 


REGISTERED No . D . 21 


. 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 


TT II as 3 - - 3982 ( ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (1 ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


WATET 


. 


HO 2071 
No . 207] 


fasett, - T TETT , TT 17, 1969 / 27, 1891 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 1969 / JYAISTHA 27, 1891 


. 


. 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन केपमें रखा जा सके । 
Sepalute paging is given to this part in order that it may be aled 

28 A separate compilation . 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 17th June 1969 
$ . 0 . 2429 , - Whereas by a notification under section 12 of the Representation 
of the People Act, 1951, published in the Gazette of India on the 17th June, 1969 , 
the elected members of the West Bengal Legislative Assembly have been called 
upon to elect six members to the Council of States; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of 
section 39 of the Representation of the People Act , 1951, the Election Commission 
hereby appoints with respect to the sald election 

(a ) the 24th June, 1969 , as the last date for making nominations; 
(b ) the 25th June, 1969 , as the date for the scrutiny of nominations ; 
(c ) the 27th June, 1969, as the last date for the withdrawal of candi 

datures; 
( d ) the 4th July , 1969, as the date on which a poll shall, if necessary , be 

taken ; and 
( e ) the 9th July , 1969, as the date before which the election shall be com 
pleted . 

[No, 318 /WB / 68 ( 1) . ] 


6 . 0 . 2430 , — In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act , 
1951, the Election Commission hereby Axes the hours from 10 .00 A . M . to 4 .00 P . M . 
as the hours during which a poll shall, if necessary , be taken at the bienial election 
to the Council of States from the State of West Bengal to be held in pursuance 
of the notification under section 12 of the said Act, published in the Gazette of 
India on the 17th June, 1969. 

[No. 318 /WB / 88 (2 ). ] 


( 809 ) 


810 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II 


S . 0 . 2431. - In exercise of the powers conferred by section 21 of the Represen 
tation of the People Act , 1951, the Election Commission, in consultation with the 
Government of West Bengal, hereby designates the Secretary , West Bengal Legis 
lative Assembly to be the Returning Officer for the biennial election to the Coun 
cil of States to be held in pursuance of the Notification under section 12 of the 
said Act . published in the Gazette of India on the 17th June, 1989 . 

[ No . 318 / WB/ 68( 3). ] 


S . O . 2432 , - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 22 
of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby 
appoints Shri Rafiqul Haque, Deputy Secretary , West Bengal Legislative Assembly 
to assist the Returning Oficer in the performance of his functions for the biennial 
election to the Council of States to be held in pursuance of the Notification under 
section 12 of the said Act , published in the Gazette of India on the 17th June , 1969 . 

[ No. 318 / WB/ 68 ( 4 ). ] 

By Order . 
A . N. SEN, Secy. 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 जून , 1969 
एस० मो० 2433.---.यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 12 के अधीन 
भारत के राजपत्र में तारीख 17 जून , 1969 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, पश्चिमी बंगाल विधान 
सभा के निर्वाचित सदस्यों स राज्य सभा के लिए छ: सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा की गई है । 

प्रतः, अब , लोक प्रतिनिवित्व अधिनियम, 1951 , की धारा 39 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन अायोग उक्त निर्वाचन के बारे में ---- 
( क ) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 

21 - 6 - 1969 
( ख ) नामनिर्देशनों को मंत्रीक्षा को तारीख 

25 - 6 - 1969 
( ग ) अभ्यथिताएं वापम लेने की अन्तिम तारीख 

27 - 6 - 1969 
( घ ) वह तारीख जिसको यदि अावश्यक हो , तो मतदान होगा 4 - 7 - 1969 तथा 

( ऊ ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 9-7 -1969 
एतदद्वारा नियत करता है । 

[सं० 318/ 4०40/ 68 ( 1). 
एस० मो० 2434. -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में 
निर्वाचन प्रायोग, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन भारत के राजपत्र में तारीख 17 : 
1969 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में पश्चिमी बंगाल राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले 
द्विवार्षिक निर्वाचन के लिये 10 बजे पूर्वान्ह से 4 बज अपरान्ह तक का समय उस समय के रूप में 
एतद्द्वारा नियत करता है , जिसके दौरान यदि आवश्यक हो , तो मतदान होगा । 

[सं० 318/प०अ०/ 68 ( 2).1 


, Sec. 3 ( ii) ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


811 


एस० प्रो० 2435 : -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए ,निर्वाचन आयोग पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से , उक्त अधिनियम 
की धारा 12 के अधीन भारत के राजपत्र में तारीख 17 जून , 1969 को प्रक शित अधिसूचना के अनुसरण 
में राज्य -सभा के लिए होने वाले विवार्षिक निर्वाचन के लिए पदिचमी बंगाल विधान सभा के सचिव को 
रिनिग आफिमर के रूप में एनदद्वारा पदाभिहित करता है । । 

[ सं० 318/प० ब०/ 68 ( 3 )] 
एस० प्रो० 2436 - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 22 की उप -धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 12 के 
अधीन भारत के राजपत्र मे तारीख 17 जून, 1969 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरग मे राज्य 
पभा के लिए होने वाले विवार्षिक निर्वाचन के लिए रिनिग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में 
सहायता करने के लिए पश्चिमी बगाल विधान सभा के उप - सचिव श्री रफी कुल हक की एतद्द्वारा 
नियुक्ति करता है । 

[ सं० 318/ प० ब० / 68 ( 4 ) .J 


अादेश में , 


ए० एन० सैन, सचिव । 


शुद्धि - पत्र 
भारत के असाधारण राज पन के भाग ---- खण्ड 3 - - उपखण्ड ( i ), तारीख 9 अप्रैल , 1969 
के अंक सं० 130 के पष्ठ 468 और 469 पर हिन्दी में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की अधि 
सूचनाओं एस० प्रो० 1414 और 1415 में निम्नलिखित शुद्धियां की जांयें : 

क ) पृष्ठ सं0 468, एस० प्रो० 1414 की पाठवी पंक्ति में " 1 मई, 1969 " के स्थान 

पर “11 मई, 1969 " पढ़िये । 
( ख ) पुष्ठ मं० 469, एस०प्रो० 1415 की दूसरी पंक्ति में " 19 अप्रैल , 1969 " के 

स्थान पर “ 9 अप्रैल , 1969 " पढ़िये । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDLA PRESA 
NEW DELIU AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1969 


